निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 213 ) 


7 ज्येष्ठ 1931 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 28 मई 2009 


पत्रांक 1 प्रा०आ० - बजट - उप० - 16/ 2007 - 2901/ आ0प्र0 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 


3 अक्तूबर 2008 


विषयः- गैर प्राकृतिक आपदा के मामलों में राहत के संबंध में । 


प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मापदण्ड निर्धारित है । वर्तमान मे गैर प्राकृतिक आपदा 


के लिए राहत की अनुमान्यता नहीं है , जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा की परिभाषा में गैर प्राकृतिक 


कारणों से जनित आपदा भी सम्मिलित है । 


2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जिससे व्यक्ति समुह कुप्रभावित हुए 


हैं - के मामले में सहायता अनुमान्य होगी । कौन मामले आपदा की परिभाषा में आयेंगे, यह घटना विशेष तथा उससे होने 


वाले जानमाल की क्षति पर निर्भर करेगा। कोई मामला आपदा की कोटि में आता है या नहीं इसका निर्णय संबंधित जिला 


पदाधिकारी के द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा । 

3. गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में घायल एवं मृत व्यक्तियों के लिए अनुग्रह अनुदान आपदा राहत कोष के 


अन्तर्गत निर्धारित मापदंड के अनुसार अनुमान्य होगी । इसके अतिरिक्त घायलों के इलाज के लिए आपदा राहत कोष में 


निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता अनुमान्य होगी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 28 मई 2009 
4. चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित आपदा राहत कोष के अन्तर्गत गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 


सहायता अनुमान्य नहीं है, अतः इस पर हुई व्यय की राशि पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । इसके लिए 
अलग से एक नया शीर्ष “ गैर योजना मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष - 60 अन्य 
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - लघुशीर्ष -200 - अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष 0008 गैर प्राकृतिक आपदा की 


अ 


(ल्याण 


स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को अनुग्रह अनुदान " खोला गया है । 


5 . आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० सिंह , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 213-571 +500-डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette .bih .nic. in 


